रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 98 


TREGD.IND.D.L.-33004/ 98 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड3 - उपखण्ड ( ii ) 
PART II - - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 92 ] 
No. 92 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 19 , 1999 / माघ 30 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 19 , 1999 /MAGHA 30 , 1920 


- 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1999 


स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम , 1998 


का . आ . 118 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 33 क ख क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अनुमोदित स्कीम अधिसूचित करती है , अर्थात् : 


संक्षिप्त नाम और लागू होना : 
( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम , 1999 है । 
( 2 ) 

यह एक अप्रैल , 1999 को प्रवृत्त होगी । 


यह ऐसे सभीनिर्धारितियों को लागू होगी जो भारत में ऐसे व्यवसाय में लगे हैं जिसमें पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों का पूर्वेक्षण 
या निष्कासन या उत्पादन करने के कारवार में लगे हुए हैं और जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने ऐसे निर्धारिती के साथ ऐसे कारबार 
के लिए कारार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् करार " कहा गया है ) किया है । 


2. 


परिभाषाएं : -- 


इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित म हो 


( 1 ) 
( क ) 
( ख ) 


( ग ) 


" अधिनियम से आयकर अधिनियम , 1961 अभिप्रेत है ; 
" खाता " से इस स्कीम के अधीन निक्षेप खाता अभिप्रेत है ; 
" निक्षेप कार्यालय " से भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी नामनिर्दिष्ट शाखा अभिप्रेत है, जिसमें खाता बनाए रखा जाता है ; 
"निक्षेपकर्ता " से स्कीम के पैरा 1 के उप पैरा ( ३ ) में उल्लिखित निर्धारिती अभिप्रेत है ; 
" भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ( 1955 का 23 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित 
भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ; 


( घ ) 


5059 /99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY. 


[ PART II -~- SEC. 3 ( ii )]] 


- 


( च ) 


पद " पूर्ववर्ती वर्ष " का वही अर्थ होगा जो इसे आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) में समनुदेशित किया गया है , "वित्तीय 
वर्ष " से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है और इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों का वही अर्थ होंगा जो उन्हें 
उस करार में , जिसका एक पक्षकार निर्धारिती है समनुदेशित किया गया है । 


( 2 ) 


इस स्कीम में " प्ररूपों " के प्रति सभी निर्देशों का अर्थान्वयन इस स्कीम के उपाबंधों में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश समझा जाएगा । 


निक्षेप : किस प्रकारकिया जाये -- 


( 1 ) 


निक्षेप आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 33 क ख क के निबंधनों के अनुसार, किसी भी निक्षेपकर्ता द्वारा इस स्कीम के उपबंधों 
के अनुसार किया जा सकेगा । 


( 2 ) 


निक्षेप एक मुश्त राशि में या किश्तों ( प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार किश्तों से अधिक नहीं ) में किया जा सकेगा । 


( 3 ) 


ऐसा निक्षेप उपरोक्त पैरा 1 के उपपैरा ( 3 ) में निर्दिष्ट कारबार से व्युत्पन्न लाभ में से और भारतीय रुपयों में किया जाना है । 


( 4 ) 


ऐसा खाता भारतीय रुपयों में बनाए रखा जाएगा । 


निक्षेप की रीति 


( 1 ) 


( 2 ) 


पहली बार निपेक्ष कराने वाला प्रत्येक निक्षेपकर्ता, निपेक्ष कार्यालय को संदेय जमा रकम के साथ प्ररूप क में खाता खोलने के लिए 
आवेदन करेगा । प्रत्येक निक्षेप, उस निक्षेप कार्यालय में जिसमें खाता है, क्रास चेक या ऐसे कार्यालय के नाम में मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा 
या ऐसे कार्यालय के नाम में बैंक हस्तांतरण द्वारा किया जाएगा । 
उपपैरा ( 1 ) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर निक्षेप कार्यालय निक्षेपकर्ता के नाम से एक खाता खोलेगा । 
प्रत्येक निक्षेप , निक्षेप कार्यालय द्वारा उसी प्ररूप में जारी अभिस्वीकृति द्वारा साक्ष्ययित किया आएगा । सापेक्षनिक्षेप प्रमाण पत्र प्ररूप 
" ख " में जारी किये जाएंगे और वे निक्षेप कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे । 
निक्षेप कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निक्षेपकर्ता को प्ररूप में एक जमा खाता विवरण जारी करेगा । 


( 3 ) 


( 4 ) 


5. 


विवरण की दूसरी प्रति जारी करना 


पैरा 4 के उपपैरा ( 4 ) या उपपैरा ( 5 ) में निर्दिष्ट अभिस्वीकृति या खाता विवरण के गुम होने या नष्ट होने की दशा में , निक्षेप 
कार्यालय इस बाबत आवेदन प्राप्त होने पर, उनकी दूसरी प्रति जारी कर सकेगा । 


ब्याज 


( 1 ) 


निक्षेप पर उपपैरा ( 2 ) के अधीन रहते हुए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उस तारीख को यथासंदत्त जिसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 
विद्यमान रुपया अधि निक्षेप के लिए जमा किया जाता है , लागू अवधि के लिए उच्चतम दर पर ब्याज लगेगा। 


( 2 ) 


जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निक्षेप का कोई भाग निकाल लिया जाता है, वहां निक्षेप पर संदेय ब्याज की संगणना, वित्तीय वर्ष 
के प्रत्येक मास के दौरान खाते में न्यूनतम मासिक अतिशेष के आधार पर की जायेगी । 


( 3 ) 


किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए संदेय ब्याज केवल खाते में ही जमा किया जाएगा और निक्षपेकर्ता को उसका सिवाय पैरा 
१ के निबंधनों के अनुसार उपयोग के लिये निकाले गये भाग के रूप में या पैरा 12 के निबंधनों के अनुसार खाता बंद करने पर अतिशेष 
के संदाय के भाग के रूप में , संदाय नहीं किया जायेगा । 


किसी एक वित्तीय वर्ष के खाते में जमा किया गया सकल ब्याज, निक्षेप कार्यालय द्वारा, प्ररूप ग में जारी प्रमाणपत्र द्वारा साक्ष्ययित 
किया जायेगा और ऐसे सकल ब्याज की रकम को , उस वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के अधीन निक्षेपकर्ता द्वारा किया गया निक्षेप समझा 
जाएगा । 


सुपुर्दगी और समनुदेशन 


( 1 ) 


किमी खाते में जमा कोई रकम न तो गिरवी रखी जाएगी ओर न ही किसी ऋण के लिए प्रतिभूति या प्रत्याभूति के रूप में प्रस्थापित 
की जायेगी और न तो वह उपपैरा ( 2 ) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी अन्य रीति में सुपुर्द की जायेगी और न ही अन्य संक्रामित 
की जायेगी । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( 2 ) यदि कोई निक्षेपकर्ता करार में अपने सम्पूर्णहिस्से के हित या उसके भाग का करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण या समनुदेशम करता 

है तो निक्षेपकर्ता साथ ही साथ उसके खाते में जमा पूरी रकम या उसके भाग को, अंतरिती / समुनुदेशिती को हस्तांतरित या समुदेशित 
कर सकेगा । ऐसी दशा में निक्षेप कार्यालय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व प्राधिकार के बिना सम्पूर्ण रकम या उसके 
किसी भाग को हस्तांतरित नहीं करेगा । 


निक्षिप्त रकम का प्रत्याहरण और उपयोग 


कोई निक्षेपकर्ता उसके खाते में जमा रकम से केवल वह रकम निकालने का हकदार होगा जो उसके द्वारा, करार के अवसान या समाप्ति 
पर या संविदा क्षेत्र के किसी भाग के त्यजन पर , सभी उपस्करों और संस्थापनों को हटाने के लिए, परित्याग योजना के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार के साथ सहमत रीति में या उत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग परिपाटी के अनुसरण में सभी आवश्यक स्थलों के 
प्रत्यावर्तन के लिए उपगत व्यय को और ऐसे अवसान, समाप्ति या परित्याग के परिणाम स्वरूप जीवन या संपत्ति या पर्यावरण को होने 
पाले परिसंकट के निवारण के लिए अन्य सभी व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक है । 


१. 


प्रत्याहरण के लिए प्रक्रिया 


( 1 ) 


निक्षेपकर्ता, उसके खाते में जमा सारी रकम या उसके किसी भाग का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा या पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस बाबत प्राधिकृतकिसी अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्ररूप ऊ में आवेदन करने पर प्रत्याहरण 
करने का हकदार होगा । 


प्रत्याहरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर , निक्षेप कार्यालय निक्षेपकर्ता को शीघ्रातिशीघ्र नामनिर्दिष्ट खाते में जमा करके रकम का 
संदाय कर सकेगा । 


10. 


निक्षेपों और प्रत्याहरणों के बारे में जानकारी : -- 


( 1 ) 


जब निक्षेपकर्ता द्वारा निक्षेप किया जाता है, तब खाते में ब्याज की रकम के जमा को साक्ष्यपित करने वाली प्ररूप क में जारी 
अभिस्वीकृतियाँ [ पैरा 4 के उप पैरा ( 4 ) में उल्लिखित ] और प्ररूप ग में जारी प्रमाणपत्रों [ पैरा 7 के उप पैरा ( 4 ) में उल्लिखित ] 
को निक्षेपकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष से , जिसमें निक्षेप किया गया है या ब्याज जमा किया गया है, संबंधित आय की विवरणी के साथ 
आयकर प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा । 


जहां निक्षेपकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रत्याहरण किया गया है, ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेट , द्वारा जो निक्षेपकर्ता का कर्मचारी घाट 
एकाउन्टेट नहीं है, एक प्रमाणपत्र, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित है 


पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रत्याहरित रकमें 


( ख ) 


वह प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरित रकम प्रयोग की गई है, आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 में विनिर्दिष्ट , उस पूर्ववर्ती वर्ष 
के लिए जिस में प्रत्याहरण किया गया था, विवरणी फाइल करने की नियत तारीख के भीतर आय कर प्राधिकरी को जमा कराया जाएगा 

और ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति ऐसी नियत तारीख के भीतर पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या इस बाबत पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण को भी फाइल की जाएगी । 


11. 


खाता बंद करना 


खाता बंद करने की अनुज्ञा, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या इस बाबत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत 
अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि सभी आवश्यक स्थल प्रत्यावर्तन उस के समाधान प्रद रूप में पूर्ण हो गया है, प्राप्त होने 
के पश्चात ही दी जाएगी और ऐसे प्रमाणपत्र में , आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 42 में उल्लिखित करार में दिये गए अनुसार 
केन्द्रीय सरकार को लाभ या उत्पादन अंश के रूप में संदेय रकम विनिर्दिष्ट होगी । 


( 2 ) 


निक्षेपकर्ता खाता बंद करने के लिए उपपैरा ( 1 ) में वर्णित प्रमाणपत्र के साथ प्ररूप च में आवेदन करेगा और साथ ही आयकर 
अधिनियम , 1961 के अधीन निक्षेपकर्ता पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी का प्ररूप छ में , खाता बंद करने के 
परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्याहरण पर निक्षेपकर्ता द्वारा संदेय आयकर की रकम निर्धारित करने वाला प्रमाणपत्र लगाएगा । 


म 


( 3 ) 


उपपैरा ( 1 ) की शर्तों के अनुसार खाता बंद होने पर , निक्षेपकर्ता के खाते में जमा अतिशेष को निम्न प्रकार से संवितरित किया 
जाएगा -- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


( क ) 


प्रथमत: निम्नलिखित रूप से संगणित अतिशेष के एक भाग का संदाय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को किया जाएगा : 


अतिशेष गुणित वह प्रतिशत जिस पर केन्द्रीय सरकार करार के अनुसार खाता बंद करने से पूर्व गत वर्ष पैट्रोलियम उत्पादन के कुल 
लाभ का अंश लेने की हकदार थी । 


( ख ) 


द्वितीयत : इस उपपैरा के खंड ( क ) में वर्णित संवितरण के पश्चात , अतिशेष में से निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आयकर जमा 
कराया जाएगा । 


तृतीयत : इस उपपैरा के खंड ( क ) और खंड ( ख ) में वर्णित संवितरण के पश्चात बची रकम का, निक्षेपकर्ता को , उसके नामनिर्दिष्ट 
खाते में जमा करके संदाय किया जाएगा । 


( 4 ) 


निक्षेप कार्यालय इस पैरा के उपपैरा ( 2 ) में वर्णित आवेदन की प्राप्ति पर निक्षेपकर्ता के खाते में जमा अतिशेष की रकम (जिसमें उस 
मास से , जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक लगाया गया व्याज भी सम्मिलित है ) का उपरोक्त 
उपपैरा ( 3 ) के अनुसार संवितरण करेगा । 


[ सं. ओ - 19018/ 10 / 97 / ओएनजीडीओ, VI ( वोल्यूम II ) ] 


शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव 


प्ररूप - क 


अभिस्वीकृति 


नया खाता खोलने के लिए आवेदन 
[ कृपया पैरा 4 ( 1 ) देखें] 
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा -- - -- - - - - - - - 
..... ... ... .. - . - - - - - - - ... - ... . 
स्थल प्रस्थावर्तन निधि स्कीम, 1998 
- - - - - - - -- - - - - - 


भारतीय स्टेट बैंक, शाखा 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


-- 


- 


निक्षेप खाता सं. -- - - - - - - - - - - -- - - 


[ पैरा 4 ( 4 ) ] 

शाखा . 
निक्षेष खाता सं. - - - - - - -- -- - 
निम्नलिखित से प्राप्त 


- -- - - - - - - - 


नाम - - - - 


( कार्यालय के उपयोग के लिए ) 
वाउचर सं. - - - - - - वाउपर तारीख - ~ 
निक्षिप्त रकम ( अंकों में ) - - - - - - 
( शब्दों में ) - -- - - - - - - - - -- 
पैक/ मांग देय ड्राप्ट सं./बैंक हस्तांतरण 


पता - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 


- -- -- -- - - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - - 


द्वारा - -- -- - - - - - - - -- - - - - 


स्थल निधि स्कीम के अधीन निक्षेष के रूप में प्राप्त रुपए 


निक्षेपकर्ता का नाम और पता 


-- -- - 


- - 


- -- -- - - 


- - - - - - -- - 


- - - - - -- - 


- - 


- - - -- - -- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


-- - - 
निक्षेषकर्ता का स्थायी 
खाता सं. - - - 


रकम वसूली के अध्यधीन होगी । 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रत्याहरण के लिए बैंक के ब्यौरे 


नाम - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


लेखा विवरण सम्यक अनुक्रम में 
भेजा जाएगा 
तारीख : 
स्थान : 


शाखा --- -- - - - - - - - - - - - - - - 


खाता सं. - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - . - .. -- ... . - - 


- . 


भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


निक्षेपक के हस्ताक्षर 


तारीख : 


स्थान : 


-- -- - - 


- - 


- - - ---- -- - 


( केवल कार्यालय के उपयोग के लिए ) 


- -- -- - - - - - - - के नाम पर 


तारीख- - - - - -- -- को खाता सं . 
---- - - - - आबंटित है । 


- 


- -- - - - - - - 


- - -- - - - - 


भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर 


प्ररूप - ख 


निक्षेप प्रमाणपत्र 

[ कृपया पैरा 4 ( 4 ) देखें ] 
भारतीय स्टेट बैंक , शाखा - -- - - - - - - 


स्थलं प्रत्यावर्तन निधि स्कीम , 1998 


निक्षेप कार्यालय का नाम 
रसीद सं . -- - -- - - - 
श्री / कुमारी/ श्रीमती - - ----- 


- - - - - - - - से, 
( निक्षेपकर्ता का नाम और पता ) 


जिसका स्थायी खाता सं . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - है 


रुपए 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- -- - - - - 

( अंको में ) 


- - - ( रुपए .... -- - -- - - 

( शब्दों में ) 


- - - - - - - - ) 
- - - 


निक्षेप खाता सं. - - - - - - - - - -- - - - - में जमा करने के लिए प्राप्त हुए । 


स्थान : 


तारीख : 
( मुद्रा) 


- - - -- - -- -- - - - - - - - - 
भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II .- - SEC. 3 ( ii ) ] 


- 


प्ररूप - ग 


ब्याज - प्रमाणपत्र 


[ कृपया पैरा 7 ( 4 ) देखें ] 
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 


निक्षेप कार्यालय का नाम 


निक्षेप खाता सं . - - - - - - -- - -- - - 


निक्षेपकर्ता का नाम और पता 


प्रमाणित किया जाता है कि 31 मार्च, - - - - - को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त निक्षेप रकम के अनुसार सकल ब्याज रुपए - - -- - 
( रुपए -- . - - जमा कर ली गई है । 

( अंकों में ) 
( शब्दों में ) 


स्थान : 


तारीख : 


मुद्रा : 


भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर 


प्ररूप - प 


लेखाविवरण 


[ कृपया पैरा 4 ( 5 ) देखें ] 


भारतीय स्टेट बैंक , शाख - - - -- - - -- - - - - - - 


स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 


शाखा -- - - - - 


- - - -- - - 


निक्षेपकर्ता का नाम 
स्थायी खाता सं . - - 


- - - 


- 


निक्षेप खाता सं . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अवधि - - - - - - - - - -- - - - -- - - से - - - - - - - - - - - - - - - -- तक 


[ भाग 11 -- खण्ड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - -- -- - 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - -- 


- - - 


- - - - - 


-- 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - -- 


-- 


- 


विकलन 


अतिशेष 


जमा 
( रु . ) 


क्रम सं . तारीख बैकामांगदेय ड्राफ्र/विशिष्टियां 

बैंक हस्तांतरण / 

ब्याज 
-- -- - - -- --- -- - - - - - - - -- - - - 


- - - - - - - 


- - 


- - - - - - - -- - 


आरंभिक अतिशेष 


अन्त अतिशेष 


- 


- 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- -- - - - 


- - - 


तारीख : 


भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर 


स्थान : 


प्रत्याहरण के लिए आवेदन 

[ पैरा 10 .( 1 ) देखें ] 
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा --- 

स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम , 1998 


शाखा 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - -- - -- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - - -- - - 


- 


- - - 


निक्षेष खाता सं . - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


निक्षेषकर्ता का नाम -- -- - 

कृपया रु. -- -- -- --- - - - - - - - ( अंको में ) - - - - -- - - -- -- -- - - - ( शब्दों में ) की रकम का , उपरी निक्षेष खाते के 
अतिशेष में से मेरे/ हमारे नाम के भामनिर्दिष्ट खाते में , जिसका भारतीय स्टेट बैंक, - - - - -- -- -- -- --- शाखा में खाता सं. - -- -- -- - - - -- है , 
जमा करा कर , सथल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम , 1998 के पैरा 9 में वर्णित व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए संदाय करें । 


- - - --- - - - - - - - - - - - - 
निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर 

मैं स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 के अनुसार उपयोग के प्रयोजन के लिए उपरोक्त प्रत्याहरण को प्राधिकृत करता हूँ । 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारी या इस बाबत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण के 
हस्ताक्षर 
तारीख : 

स्थान : 


( केवल बैंक के उपयोग के लिए ) 
रकम - - -- 

---- -- -- -- शाख में नामनिर्दिष्ट खाता सं. --- -- - - -- - - में एक टी/ टी टी द्वारा जमा करा कर संदत्त की गई । 
तारीख : 
बैंक की मुद्रा 

भारसाधक अधिकरी के हस्ताक्षर 


- - - - 


-- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii )] 


- 


- 


प्ररूपच 
खाता बंद करने के लिए आवेदन 

[ पैरा 12( 2 ) देखें ] 


भारतीय स्टेट बैंक , शाखा -- ~ - ~ ~~ -~ ~ ~ -- -~-- 
स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 


शाखा --- - - - - - --- - - - -- -- -- - 


निक्षेप खाता सं . - - -- - -- - - -- - - - ---- - -- -- 
मैं / हम - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - -- - -- -- -- - - - - - -- - ( निक्षेपकर्ता का नाम और पता ) 
स्थल प्रत्यावर्तन निधि स्कीम, 1998 के पैरा 12 के निबंधनों के अनुसार निक्षेष खाता सं. -- - -- -- - बंद करना चाहता हूँ/ चाहते हैं और परिणामस्वरूप 
उक्त पैरा 12 के अनुसार खाते में जमा अतिशेष का प्रत्याहरण करना चाहता हूँ/ चाहते हैं । 

संदेय अतिशेष भारतीय स्टेट बैंक की शाखा - --- - - - -- -- -- -- -- - - के नाम निर्दिष्ट खाता सं. -- -- -- -- -- में हस्तांतरित कर दिया जाये । 

स्कीम के पैरा 12 में विनिर्दिष्ट पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या इस बाबत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण 
का प्रमाणपत्र संलग्न है । 
स्कीम के पैरा 12 ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न है । 

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर 
तारीख : 
स्थान : 
( केवल बैंक के उपयोग के लिए ) 
-- - -- -- -- - - - - - - - -- -- - - - -- रु. का अतिशेष - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - शाखा में नामनिर्दिष्ट खाता सं . - - --- -- - - 
में एम टी / टी टी द्वारा जमा करा दी गई । 
तारीख : 
बैंक की मुद्रा 

भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर 

प्ररूप छ 
खाता बंद करने के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्याहरण पर आयकर की रकमनिर्धारित करने वाला प्रमाणपत्र 

[ पैरा 12( 2 ) देखें ] 


- 


- - -- - - - - - - - 


- . - . - . - . - . - आयक्त , आयकर का कायालय - - -- - - - - - - - 


- - - -- 


- -- - - - - -- -- - - - - -- 


- 


- -- 


- 


- - - -- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - --- -- -- - 
निक्षेष खाता संख्या - - - - - - -- -- -- - - -- 
निक्षेपकर्ता का नाम -- - 
स्थायी खाता संख्या -- -- 
उपरोक्त नामित निक्षेपकर्ता अपना निक्षेप खाता सं. - ~ 
बंद करना चाहता है । 
मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उसके खाते में जमा अतिशेष में उसके अंश में से - - - - -- --- - --- ----- - रु. की रकम आयकर के रूप में संदेय है, अत: 
उसे, निक्षेप कार्यालय द्वारा, बचे अतिशेष के निक्षेपकर्ता के नामनिर्दिष्ट खाते में हस्तांतरण से पूर्व जमा करा दिया जाये । 
तारीख : 
मुद्रा : 

हस्ताक्षरित 


निर्धारणकर्ता अधिकारी का पदनाम 


[ YT 


II – 


15 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 16th February , 1999 

SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1999 
$ .0 . 118 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 33ABA of the 

Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notilies the 
following approved Scheme, namely - 


| 


Short title and application : 


( 1 ) this schememay be called the Site Restoration Fund Scheme, 1999 , 
( 2 ) it shall come into force from the first day of April , 1999 . 
1. ) it applies to all assessees engaged in the business consisting of prospecting 

for , or extraction or production of, petroleum or natural gas or both in India 
and in relation to which the Central Government has entered into an 
agreement (herein aller referred to as the " agreement" ) with such assessce for 
such business . 


2 . Definition : 


( 1) in this Scheme, unless the context otherwise requires - 


( a ) " Actmeans the Income Tax Act, 1961; 
( 6 ) " accoun " means a deposit account under this Scheme 
( c ) deposit office " means a designated branch of the State Bank of India 

where the account is maintained 
(c ) depositor " means ill assessee mentioned in suli - paragraph ( 33 ) of 

Paragraphı I of this Scheme 
( e ) " State Bank of India " means the State Bank of India constituted under 

sub section ( 1 ) of section 3 the State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 

1955 ), 
( t) the expression " previous ycar ” shall have the ineaning assigned to it in 

thom Income-lay Act, 1961(43 of 1961), " Jinancial year " means year 
coded 31 " March and all other words and expressions used herein shall 
have the meanings assigned to them in the agrecinent to whichi 
assessçe is a party 


( 2 ) All references 10 " forms" in this Scheme shall be construed as references to 

the forms set out in the appendices to this Scheme 


raj/151199 - 9 


10) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II — SEC 3 (11 )] 


3 . Deposit : how to bemade - 


( 1 ) A deposit in terms of section 33ABA of the Income-tax Act, 1961, may be 

made by any depositor in accordance with the provisions of this Scheme 


( 2 ) The deposit may be made in one lump suin or in instalments (not exceeding 

four instalments in each financial year). 
( 3 ) Such cleposit has to be made in Indian Rupees , and out of profits derived from 

the business referred in sub paragraph (3 ) of paragraph Tabove . 


( 4 ) Such account shall be maintained in Indian Rupees . 


4 . Manner of deposit - 


( 1 ) Every depositor making a deposit for the first time shall apply 10 the deposit 

office for the opening of an account in Form A together with the amount of 
deposit payable Every deposit shall be made into the deposit office at which 
the account stands by a crossed cheque or demand draft draw in favour of 
such olive or by bank transfer in favour of such ollice 


( 2 ) On receipt of an application under sub -paragraph ( 1), the deposit office shall 

open an account in the name of the depositor. 


( 3 ) Every deposit shall be evidenced by an acknowledgement issued in the same 

Form by the deposit office . The relative deposit certificate (s ) shall be issued 
in Form B and shall remain in thic safe custody of the deposit office. 


( 4 ) The deposit office shall issue to the depositor a statement of account in Form 

at the end of each financial year . 


5 . Issue of duplicate statement - 


In the event of loss or destruction of the acknowledgement or statement of account 
referred to in sub -paragraph (4 ) or sub -paragraph ( 5) of paragraph 4, the deposit 
office may , on an application made to it in this behalf, issue a duplicate thereof. 


6 . luterest - 


( 1 ) Subject to sub -paragraph (2 ), the deposit shall carry interest at the highest rate 

for the applicable period as paid by the State Bank of India on the date the 
deposit is made for Rupee term deposits prevailing at the end of the financial 


year 


( 2 ) Where during any financial year , any part of the deposit is withdrawn , the 

interest payable on the deposits shall be calculated on the basis of the 
minimum monthly balance in the account during each of the months in the 

financial year. 
( 3 ) The interest payable for any financial year, or part thereof, shall only be 

credited to the account and shall not be payable to the depositor except as part 
of withdrawal for utilisation in terms of paragraph 9 or part of payment of 
balance on closure of account in terins of paragraph 12 . 


[ 761 II - U 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(4 ) The gross interest crediled to the account in a financial year shall be 

evidenced by a certificate isslied in Form C , by the deposit office and the 
amount of such gross interest shall be deemed to be a deposit made by the 
depositor under this scheme in that financial year 


7. Charge, assignment - 


( 1 ) The amounts standing to the credit of any account shall not be pledged or 

offered as security for any loan or guarantee and shall not be charged or 
alicnated in any manner whatsoever except as provided in sub - paragraph (2 ) 


( 2 ) If a depositor transfers or assigns a part or all of his participating interest in 

the agreement in accordance with the terms thereof, the depositor may 
correspondingly transfer or assign a part or all of the amounts standing to the 
credil of his account to the transferce / assignce. In such an event, the deposit 
oflice shall not transfer pait or all of the amount within the prior authorisation 
from the Ministry of Petroleum & Natural Gas . 


8 Withdrawal and utilisation of the amounts deposited - 


A depositor shall be entitled to withdraw from the amount standing to the credit of the 
account only such ainount as is necessary to meet any expenditure to be incurred by 
him on the expiry or termination of the agreement or relinquishment of part of the 
contract area , towards removal of all equipments and installations, in a manner agreed 
with the Central Government pursuant to an abandonment plan or towards all 
necessary site restoration in accordance with good international petroleum industry 
practice and towards meeting all other expenses necessary to prevent hazards to life 
or property or environment conscquent on such expiry, termination or relinquishment 


9 . Procedure for withdrawal - 


( 1 ) The depositor shall be entitled to withdraw the whole or any part of the 

amount standing to the credit of the account by making an application in Form 
E , duly thorised by the Ministry of Petroleum & Natural Gas or any agency 

authorised loy the Ministry of Petroleum & Natural Gas in this behalf . 
( 2 ) On receipt of the request for withdrawal, the deposit office shall, as soon as 

may be, pay the amount to the depositor through a credit to the designated 
account 


10 . Information regarding deposits and withdrawals - 


( 1) Where a deposit is made by a depositor, the acknowledgement ( s) issued in 

Form A (referred to in sub -paragraph (4 ) of paragraph 4 and the certificate 
issued in Form C ( referred to in sub - paragraph (4 ) of paragraph 7 ) evidencing 
the amount of interest credited to the account, shall be forwarded by the 
depositor to the income-tax authority along with the return of income relating 
to the previous year in which the deposit is made or the interest is credited . 


(2 ) Where a withdrawal has been made by the depositor during the previous year, 

a certificate by a Chartered Accountant, not being a Chartered Accountant 
who is an employee of the depositor, showing - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II — SEC, 3 ( ii )] 


" 11 


a . the amounts withdrawn during the previous year, and 
b . the purpose for which the withdrawal was used during the previou 

year shall be submitted to the Income-tax Authority within the due 
date specified in section 139 of the Income-tax At, 1961, for filing of 
the return , for the previous year in which the withdrawal was made 
and a copy of such certificate shall also be filed with the Ministry of 
Petroleum & Natural Gas or any agency authorised by the Ministry of 
Petroleuin & Natural Gas in this behalf, within such due date . 


11. Closure of the account - 


( 1 ) Closure of the account shall be permitted only after receipt of a certificate 

from the Ministry of Petroleum & Natural Gas or any agency authorised by 
the Ministry of Petroleum & Natural Gas in this behalf , to the effect that all 
necessary site restoration has been completed to its satisfaction and such 
certificate shall specify the amount payable to the Central Government by 
way of profit or production sliare as provided in the agreement relerred to in 
section 42 of Ircome-tax Act, 1961. 


( 2 ) Application for closure of the account slall be made by the depositor in Form 

F along with the certificate mentioned in sub - paragrupli ( 1 ) and a certificate 
from the assessing officer having jurisdiction over the depositor under the 
Income-lax Act, 1961 in Form G quantifying the amount of income-tax, if 
any , payable by the depositor on withdrawal consequent upon closure of the 
account 


(3 ) On the closure of an account in terms of sub - paragrapli ( 1 ), the balance lying 

to the credit of the depositor shall be disbursed as follows - 
a ) first, il portion of the balance calculated as follows shall be paid to the 

Ministry of Petroleum & Natural Gas of Petroleum & Natural Gas - 


balance x at which the CentralGovernment was entitled to 
share the total profit petroleum in the last year of production before the 
closure of account in accordance with the agreement. 


b ) second, out of the balance , after disbursement mentioned in clause (a ) 

of this sub - paragraph , income-tax , as quantified by the assessing 
oflicer, shall be deposited . 


c) thirdly , the residue left atter disbursementsmentioned in clauses ( a ) 

and ( b ) of this sub -paragraph , shall be paid to the depositor by credit to 
designated account 


( 4 ) 


On receipt of the application mentioned in sub -paragrapli ( 2 ) of this 
paragraph , the deposit office shall disburse the amount of balance ( including 
interest accrued on the last day of the month preceding the month in which 
the said application has been made ) lying to the credit of the depositor in 
accordance with sub -paragraph (3 ) above . 


No . 0 - 19018 / 10 / 97/ONG .VI (Vol. II)] 


SHIVRAJ SINGH , Jt. Secy . 


[ M 


II - 14 


3 (11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM - A 


Acknowledgement 


Application for Opening a New Account 
[See Paragraph 4 ( 1) ] 


STATE BANK OF INDIA . Branch 

w 


eer 


STATE BANK OF INDIA , Branch 


1 


. 1. 1 . 


1 : 


SITE RESTORATION FUND SCHEME 1998 


ŞITE RESTORATION FUND 
SCHEME, 1998 
[Paragraph 4 ( 4 ) 

Brarich 


Deposit A /c No. 


. . . . . 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . . 


( for oflice use ) 


Voucher No. ........... Voucher Date ...... 


Deposit A / c No. . . .. . .. 


Amount deposited (in tigures) ... 


Received from - 


(in words) 


Naine .. . . .. . 


By cheque/DD No./Bank Transfer 


Address .. .. ... 


Name & Address of Depositor 


. . . . . . . . 


Rupees . .. ... .. 
received as deposit under Site 


Restoration 


Fund Scheme. The annount will be 


credilcc 


subject to realisation , 


Permanent Account No. of depositor 


The statement of account will be sent in 

due course . 


Bank details for withdrawal 
Nanie . . 
Branch .. . . 


Date : 
Place : 


A / c No . .. .. 


Signature of the depositor 


505 /07 /9 ) - 3 


THE GAZETTE OF INDIA:EXTRAORDINARY _ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ Part 1l_Sec.36i] 


[PART II - Sec , 3 ( ii )] 


- 


Dale 


Place : 


(fior office use only ) 


Opened account in favour of 


Signature of Officer - in -Charge 


ON ......... . ....... The a/c no . allotted 


Signature of Oricer - in -Charur 
FORME 


CERTIFICATE DEPOSIT 
(Sec Paragraph 4 ( 4 ) 


STATE BANK OF INDIA , Branch . ... 


.. .... 


SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1998 


Name of the Deposit Office 


Receipt No ... ... . .. 


Received from . .. .. 

(Name & Address of the depositor ) 


. 


. 


whose Permanent Account Number is . . . .. . 


Rupees . . 


. . . . . . . . . . . (Rupees ... 

(in figures ) 


( in words) 


for credit into the Deposit Account No. .. 


Signature of Officer -in -Charge 


Place : 


Date : 


(SEAL ) 


[ YM 11 - 045 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORMC 


CERTIFICATE OF INTEREST 
(See l aragraph 7 ( 4 ) 


STATE BANK OF INDIA , Branch , 


14 - 


SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1998 


Name of the Deposit Office 


Deposit Account No. .. . ..... 


Name and Address of the Depositor 


(Rupees 


Certificd that gross interest amounting to Rs. . .... ... 

. .. . .... . ... ) 

( in figures) 


(in words ) 


has been credited to the above deposit account during the financial year ended 314 March 


Signature of Officer -in -Charge 


Place : 


Date : 


(SEAL ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pars II — Sec. 3 (11) ] 


FORM D) 


STATEMENT OF ACCOUNT 
( S . Para tank ( 5 ) 


STATE BANK OF INDIA . Branch w . .seless 


SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1998 


Branch 


... ... ... ...... 


Name of Depositor ...... 


Address of Depositor ... 


Permanent Account Number . .. .. . 


Deposit Nc No . ... . .... 


Period from ... ... .. ... lo . .. ...... .. . 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SI No . Date 


Particulars 


Cheque/DDI 
Bank Transfer / 
Interest 


Credit 
(Rs.) 


Debit 
(Rs.) 


Balance 
(Rs. ) 


- 


- 


- 


- 


Opening balance 


Closing balance 


Date : 


Place : 


Signature of Officer - in - charge 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ 477 II - U 


3 (ii) ] 


FORME 


Application for withdrawal 
(See Paragraph 10 ( 1) 


STATE BANK OF INDIA , Branch www 
SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1998 


Branch ... 


Deposit Nc No. 


Name ofDepositor .. 


Please pay a sum of Rupees .. .. 


.. . ... ... . 


..(Rupees 


( in figures) 


(in words) 


froin out of the balance in the above deposit account by way of credit to the designated account 
standing in my/our 


. .. ... . 


.... in State Bank of India, ... ............... Branch 


name being account no . . . 
for the purpose 


of meeting expenditure mentioned in paragraph 9 of the Site Restoration Fund Scheme, 1998 . 


Signature of Depositor 


I hereby authorise the above withdrawal for the purpose of utilisation in accordance with 
paragrapli 9 of the Site 


Restoration Fund Scheme, 1998. 


Signature of the authorised officer of the Ministry of Petroleum & NaturalGas of 
Petroleum and NaturalGas or the agency authorised 
loy the Ministry of Petroleum & Natural Gas in this behalf. 


Date 


Place : 


for bank use only ) 


Amount paid by credit to the designated a /c 110 . . . ... .. 

. . . . .. with 


through MT/TT 


Date : 


Scal of the bank : 


Signature of Officer -in - charge 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


( PART II — Sec . 3 ( ii)] 


FORME 


Application for closure of Accou 
i See Paragraph 12 ( 2 ) 


STATE BANK OF INDIA , Branch . 


. . . . . 


.. 


SITE RESTORATION FUND SCHEME, 1998 


Branch . ... .. .. . 


. 


Deposit Nc No 


. 


, 


I/ We 


( name and address of the depositor ) 


wisli to close Deposit A /c No. ..... ......... in terms of paragraph 12 of the Site Restoration 
Fund Scheme, 1998 


and consequently withdraw the balance to the credit of the account in accordance with the said 
palagiaplı 12 . 


The balance payable should be transferred to our designated a /c no . ..... ......... 
State Bank of India , 


. .. with the 


. . . . . . . 


. . . Branch 


The Corlilicate of Ministry of Petroleum & Natural Gas ofPetroleum and NaturalGas /agency 
authorised by the Ministry of Petroleum & Natural Gas in this behalf, 


specilied in paragraph 12 of the Scheme is enclosed . 


The ( ertificate of the assessing officer specified in paragraph 12 ( 2 ) of the Scheme is enclosed . 


Dillo : 


Signature of Depositor 


-- - 


( for bank lise only ) 


Balance Rs .. . . . . . .. .. 
with ... . 


.. credited to the designated account no . ... 
... ... through MT/ TT. 


credited the designated ac 


Date : 


Signature of Officer - in -charge 


Seal of the Bank 


[ 40 II --- 


3( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORMG 


Certificate quantifying amount of income-tax on withdrawal consequent upon closure of 
account 
[See Paragraph 12 (2 ) 


OFFICE OF THE . ............. ... COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Deposit Account Number . . . . . 


Name of Depositor ...... 


P . A , Number 


The Depositor abovenamed wishes to close his deposit account no . 


. . . . . . . . . . . . 


I hereby certify that out of his share of the balance lying to the credit of his account, an 
amount of 


.. ... ... is payable by way of income- tax and the same should 


Rs. .. . .. .... 
therefore be deposited 


by the Deposit Office before the balance left is transferred to the depositor s designated 
account 


Date . 


Signed 


Sea ! 


Designation of Assessing Officer 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


